शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09/ 2013 - 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


सत्यमेव जयते 


RIORA 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 50 ] 


रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2019 - माघ 24, शक 1940 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


आदेश 


क्रमांक / एफ 15 - 21 / 15 - 02 / 2017. - विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03 - 10 - 2018 द्वारा प्रदेश की अल्पकालीन सहकारी साख संरचना 
की वर्तमान त्रिस्तरीय संरचना को द्विस्तरीय संरचना में परिवर्तित करने हेतु मध्य स्तर के छ: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , रायपुर, दुर्ग , राजनांदगांव, 
जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर का विलय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , रायपुर में करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 
1960 की धारा 16- ग की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनर्गठन की स्कीम , “जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का छत्तीसगढ़ राज्य 
सहकारी बैंक मर्यादित , रायपुर में संविलियन की योजना, 2018 " जारी किया गया है, जिसकाक्रियान्वयन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है. 


राज्य शासन द्वारादिनांक 05 फरवरी, 2019 को उक्त संविलियन की योजना, 2018 के संबंध में पुनर्विचार करने के पश्चात्, संविलियन की प्रक्रिया 
को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है . 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 16 -ग की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 15 - 21 / 15 - 02 / 2017 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 द्वारा जारी पुनर्गठन की स्कीम , “जिला सहकारी 
केन्द्रीय बैंकों का छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , रायपुर में संविलियन की योजना, 2018 " को निरस्त करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . एस . सर्पराज, उप - सचिव, 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019, 


